निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण 1934 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 13 अगस्त 2012 


( सं० पटना 391 ) 


अधीक्षक का कार्यालय , 
पटना. चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, पटना 


सूचना 

7 अगस्त 2012 
सं0 10441 — पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना / ए0आर0टी0 केन्द्र पटना के लिये संविदा के आधार 
पर वर्तमान एवं भविष्य में होनेवाली रिक्तियों के लिये पैनल तैयार करने हेतु वाक इन इन्टरव्यू के लिए दिनांक 07.09. 
2012 को समय 11 बजे दिन में निर्धारित की गई है । 

अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर वाक इन इन्टरव्यू हेतु उपस्थित होने की 
कृपा करेंगे । 

आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट, 

अधीक्षक , 
पटना. चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल । 


संविदा पर चयन हेतु विज्ञापन 
पी0 एम0 सी0 एच0, पटना, ए . आर0.टी0. केन्द्र के लिये संविदा के आधार पर वर्तमान एवं भविष्य में 
होनेवाली रिक्तियों के लिये पैनल तैयार करने हेतु वाक् इन इन्टरव्यू दिनांक .07. 09 .12को अधीक्षक , पी0 एम0 सी0 एच0 , 
पटना के कार्यालय में साक्षात्कार हेतु योग्य उम्मीदवार को उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है । उम्मीदवार 
उक्त तिथि को अपने सभी मूल प्रमाण - पत्र, एवं उसकी छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 11 बजे 
पूर्वाहन में उपस्थित होंगे । 1 बजे अपराहन के बाद आने पर उनका उम्मीदवारी स्वीकृत नहीं होगा । योग्य उम्मीदवार 
के चयन का अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा होगा । आने - जाने का खर्च उम्मीदवार स्वयं वहन करेंगे । पैनल तैयार 
होने की तिथि से एक वर्ष तक वैध होगा । 


| रिक्तियां | वेतनमान 
01 ( एक ) | 25000 - 30000 


| क्र0सं0 | पद का नाम शैक्षणिक योग्यता 
01 मेडिकल ऑफिसर एम. सी . आई . द्वारा मान्यता प्राप्त एम. बी . बी. एस. पास 

( नाको द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवार को प्राथिमकता दी 

जाएगी ) 
| 02. काउन्सलर स्नातकोतर डिग्री ( समाजिक कार्य / मनोविज्ञान ) एच. 


03 ( तीन ) 


8000 - 12000 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2012 
आई.वी. क्षेत्र में एक वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त 
उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी । 
कम्प्यूटर एवं इंटरनेट चलाने की जानकारी । 
समकक्ष योग्यताधारी पी. एल. एच. ए. को प्राथमिकता 
दिया जाएगा । 
यदि उपरोक्त योग्यता अर्हता वाले उम्मीदवार नहीं 
मिलेंगे तो एक स्नातक नर्स जो सेवा में कार्यरत हो 
उनकी नियुक्ति हो सकती है अथवा एक सेवानिवृत 
नर्स की भी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा 
सकती है । 


एच. आई. वी . / एड्स के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक बेरोजगार / सेवानिवृत उम्मीदवार जिनकी अधिकतम उम्र 
62 वर्ष के अन्दर हो तथा एक वर्ष के अनुबंध पर कार्य करने के लिए इच्छुक हो साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं । 
जिनकी अनुबंध का अवधि विस्तार एवं मानदेयवृद्धि नाको / राज्य एड्स नियंत्रण समिति के मापदण्डों के अधार पर दिया 
जा सकता है । कम्प्यूटर संचालन तथा इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी 
जाएगी । 

आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक, 
पटना. चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल । 


__ अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 391 -571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


